." 


1264 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 31, 1983 (JYST . 10 , 1905 SAKA ) 


I PARTI 


कारागार विभाग 


दिनांक 23 मई , 1983 


सं ० 32 /4/ 78- जे : जेः ( 7).-- कारागार अधिनियम , 1894, की धारा 59 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा पंजाब कारागार नियम , 1900, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित 
मियम बनाते हैं 


1. पे नियम पंजाब कारागार ( हरियाणा संशोधन ) नियम , 1983, कहे जा सकते हैं । 

2. पंजाब कारागार नियम , 1900 , के नियम 201 म उप नियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम 
रखा जाएगा: -- 


( i) किसी भी बन्दी से , कारागार के आन्तरिक प्रबन्ध तथा आन्तरिक अर्थ व्यवस्था के संचालन के लिए 

अथवा किसी आपात स्थिति की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक श्रम से भिन्न कोई अन्य श्रम , 

निम्नलिखित में से किसी दिन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, अर्थात् : 
(i) सभी रविवार ; 
( ii) क्रिस्मस दिवस ; 
(iii ) हरियाणा दिवस ; 
(iv ) कृष्ण जन्माष्टमी ; 
( v) दशहरा ; 
( vi ) गुरु नानक जन्म दिवस ; 
( vii) होली ; 
( viii ) दीवाली ; 
(ix ) स्वतन्त्रता दिवस ; 
( x ) महात्मा गांधी जन्म दिवस ; 
( xi) गुरु गोबिन्द सिंह जन्म दिवस ; 
( xii ) गणतंत्र दिवस ; 
( xiii ) महर्षि बाल्मीकि जन्म दिवस ; 

( xiv ) तीज ; 
टिप्पणी :-उपयुक्त छुट्टियों के अतिरिक्त , बंदियों को निम्नलिखित पांच (5 ) प्रतिबंधित अवकाशों में से कोई दो (2) अवकाश 

चुनने की भी अनुमति प्रदान की जा सकती है : 


1. महावीर जयन्ती 


2 . 


राम नवमी 


3. गुरु 


रविदास जन्म दिवस 


4. मुहर्रम 
5. ईदृउलफ़ितर 


एल ० सी ० गुप्ता , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

कारागार विभाग । 


